. 


पर 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 फाल्गुन , 19 3 6 ( श० ) 


संख्या 148 राँची, बुधवार 


11 मार्च, 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
9 मार्च, 2015 


संख्या- 13/ वरीय स्था0 पदस्थापन -01 / 2013 का0- 2188 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जामताड़ा को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति 
( अत्याचार निरोध) अधिनियम ,19 8 9 के तहत दर्ज मामलों के संचालन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 
114 8 5 , दिनांक 05 दिसम्बर, 2 0 14 के द्वारा प्रदत्त शक्ति वापस ली जाती है एवं अगले आदेश तक के 
लिये विभागीय अधिसूचना संख्या 20 82 , दिनांक 02 मार्च, 2012 के अनुरूप जिला एवं अपर सत्र 
न्यायाधीश- I, जामताड़ा को उक्त अधिनियम के तहत वादों की सुनवाई हेतु शक्ति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 14 8 --50 । 


